सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 ज्येष्ठ , 1941 ( श ०) 
20 जून , 2019 (ई ० ) 


संख्या- 489 राँची, गुरुवार , 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
14 जून , 2019 


संख्या-1/विविध-803/ 2012 का०- 4694-- उपायुक्त , दुमका के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश 
कुमार , भा.प्र.से. ( झा : 2009), को दिनांक 15.06.2019 से 06.07.2019 तक अवकाश की स्वीकृति के 
फलस्वरूप इनके अवकाश अवधि में श्री वरुण रंजन , भा.प्र.से. ( झा : 2014), उप विकास आयुक्त , दुमका 
अपने कार्यों के साथ उपायुक्त, दुमका के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

2. उप विकास आयुक्त जबतक उपायुक्त, दुमका के प्रभार में रहेंगे, कोई अवकाश नहीं लेंगे, 
चूंकि इस अवधि में श्रावणी मेले की तैयारी की जानी है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 489 -- 50 


